रजिस्ट्री 


सं . पी . ( पी . एन . )- 18 


REGISTERED No. D. ( D . N.1-72 


समेनपने 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - सण - उप -सड ( i ) 
PART 11 – Section 3 — Sub- section 


(1 ) 


प्राधिकार से प्रकासित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 125 ] 
No. 125 ) 


नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 16, 1985 /फागुन 25. 1906 
NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 16 , 1985/PHALGUNA 25, 1906 


- 


- 


- -- .. - 


- - -- - - - - - 


- . 


- 


. 


इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या परी जाती हैं जिससे कि यह समग संकलन केरूप में 

रखा जा सके 
Separate faging is given to this part in order that it may be Hled as a 

separate compilation 


इस्पात मान और कोयला मंत्रालय 

( कोयला विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 18 मार्च, 1985 
का . आ . 194 ( अ ) : केन्द्रीय सरकार ने , कोयला धारक क्षेत्र 
(अर्जन और विकाम ) अधिनियम , 1957 (1957 का 20) की धारा 
4 की उप -धारा (1 ) के अधीन , भारत सरकार के ऊर्जा मन्त्रालय 
कोयला ठिभाग की अधिसूचना सं . का . आ . 1565 , मारीण 1 
मार्च , 1983 द्वारा जिसे भारत के राजपत्र , भाग 2 , खंड 3 , 
उप - खंड ( 2 ) सारीख 19 मार्च , 1983 में प्रकाशित किया गया था , 
उस अधिमाचना से उपाबद्ध अन सूची में विनिर्दिष्ट परिक्षा में 
7743 . 588 हैक्टर (लगभग ) या 19134 . 743 एकड़ ( लगभग ) 
भमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना 
दी थी ; 
___ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त भूमि 
के किसी भाग में कोयला अभिप्राप्य है ; 
___ अतः , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप 
धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते सा . 1701 . 363 
हक्टर (लगभग ) या 4204 . 25 एकड़ ( लगभग ) माप की भूमि का , 


सभी अधिकारों सहित जैसा कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित 
है , अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है ; 
टिप्पणी : - इस अधिसूचना के अधीन आने वाले रेखांक सं . सी . - 1 

( ६ ) / 3 / डी आर / 288 -0784 तारीख 11 जलाई , 
1984 का निरीक्षण , कलक्टर , बिलासपुर ( मध्य 
प्रदेश ) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक 1 , 
काउसिल हाउस स्ट्रीट कलकत्ता के कार्यालय में 
अथवा वेस्टर्न कोलफील्ड -- लिमिटेड राजस्य 
अनभाम) कोयता एस्टेट , सिविल लाइस , नागप र 
440001 ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में किया जा 

सकता है । 
टिप्पण -2 पूर्वोक्त अधिनियम , की धारा 8 के उपबंधों की ओर 

ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें निम्नलिखित 
उपबन्धित है - 
मर्जन के प्रति आपत्ति : 

" 8 (1 ) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में 
जिसकी काबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली 
गई है , हितबद्ध है , अधिसूचना के निकाले जाने से 
तीस दिन के भीतर सम्पर्ण भमि या उसके किसी भाग 


1713GI /84 - 1 


( 1 ) 


THE GAZETTE OFINDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3(ii)] 


ग्राम दिपका में अजित किए जाने वाले प्लाट सं . . 
627 ( भाग ) , 628 ( भाग ) , 629 ( भाग ) , 630 ( भाग ) , 
634 ( भाग ) , 635, से 638, 639 ( भाग ) , 640, 641 
( भाग ), 642 ( भाग ), 644 से 652 और 653 ( भाग ) । 


या ऐमी भूमि में या उस पर किन्हीं अधिकारों का 

अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा । 
स्पष्टीकरण : - इस धारा के अर्थान्तर्गत यह आपत्ति नही मानी 
जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए 
स्वयं सनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय 
सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करना चाहिए । 

( 2 ) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी 
को लिरूिल रूप में की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता 
को स्वयं एने जाने का या विधि व्यवसायी द्वारा सनवाई का 
अवसर देगा और एसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात 

और ऐसी अतिरिक्त जांच , यदि कोई है , करने के पश्चात को 
वह आवश्यक समझता है वह गा तो धारा 7 की उपधारा (1 ) के 
अधीन अधिमूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के 
अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न 
टकड़ो या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में 
आपलियों पर अपनी सिफारिशें और उसके द्वारा की गई 
कार्यवाही के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को 
उसके विनिश्चय के लिए वेगा । 

(8 ) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में 
हितब समझा जाएगा जो प्रतिकर मे हित का दावा करने का 
हवादार होता गवि भूमि या ऐसी भूमि में या जस पर 
अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते । " 
टिप्पण 3 केन्द्रीय सरकार ने , कोयला नियंत्रक , 1 , काउंसिल 

हाउस स्ट्रीट , कलकत्ता को उक्त अधिनियम के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है । 


ग्राम झाबर में अजित किए जाने याले प्लाट सं . 39- 40 
( भाग ) , 41 ( भाग ) , 42, 43, 44/ 1 ( भाग ) , 44/ 2, 44/ 1, 
45 से 94, 95 ( भाग ) , 96 ( भाग ) , 97 ( भाग ) , 127 
( भाग ) , 129 ( भाग ) , 130 ( भाग ) , 131 से 13 5, 136 
( भाग ) , 137 ( भाग ) , 138 से 164, 165 ( भाग ) , 166 
( भाग ), 167 ( भाग ) , 168 ( भाग ) , 176 ( भाग ) , 
178 ( भाग ), 179 ( भाग ) , 180 ( भाग ) , 274 ( भाग ) , 
275 ( भाग ) और 281 ( भाग ) । 


ग्राम मल गांव में अजित किए जाने वाले प्लाट सं . 
1 से 129 , 130 ( भाग ) , 131, 132, 133 ( भाग ) , 
134 ( भाग ), 135 ( भाग ) , 137 ( भाग ) , 138 से 160, 
161 ( भाग ) 162, 163 ( भाग ) , 164/ 1 ( भाग ) , 
164/ 2 ( भाग ), 204 ( भाग ), 205 ( भाग ), 206 
( भाग ) , 207 ( भाग ) , 210 - ( भाग ) , 211 ( भाग ) , 
2 12 से 247, 248 ( भाग ), 249 ( भाग ), 250 ( भाग ) , 
252 ( भाग ) , 25 3, 254 ( भाग ) , 256 ( भाग ) , 
257 ( भाग ) , 258 ( भाग ) , 259 ( भाग ) , 266 
( भाग ) , 267 ( भाग ) , 268 से 532 , 533 ( भाग ) , 
534 5 3 5, 536 ( भाग) , 537 ( भाग) , 538 ( भाग ) , 
5 44 ( भाग ) , 545 ( भाग ) , 546 ( भाग ) , 547 ( भाग ) 
और 558 ( भाग ) । 


___ अनुसूची 
कुसमुंडा - III - ब्लाक 

कोरबा कोलफील्ड्स 
जिला बिलासपुर ( मध्य प्रदेश ) 


ग्राम झिगतपुर में अजित किए जाने वाले प्लाट सं . 
1 से 137, 138 ( भाग ) , 139 से 211 


सभी अधिकार 


- 


- - - - - 


- 


- 


क्रम ग्राम पट - खेबर तहसील जिला क्षेत्र हैक्टर टिप्प 
बारी सं . 

में णियां 
सकिल 


सं . 


सं . 


1 . दिपका 49 3 कठघोड़ा बिलासपुर 7 . 458 भाग 
2 . झाबर 49 4 " " 64 . 372 भाग 
3 . मलगांव 49 37 " 

157 . 148 भाग 
4 . झिंगतपुर 49 39 

126 . 935 भाग 
5 . बेलटीकरी 49 5 

19 4 . 391 भाग 
6 . सिरकी 46 30 

375 . 678 
7 . रेंकी 55 55 " 

26 . 971 
8 . सुवाभंडी 55 38 

164 . 040 
9 . चैनपुर 55 40 

535 . 526 
10 . रतीजा 56 61 

___ 48, 844 " 


ग्राम बेलटीकरी में अजित किए जाने वाले प्लाट सं . 
1 से 323, 324 ( भाग ) , 325 से 334, 335 ( भाग ) , 
339 ( भाग ) , 35 3 ( भाग ) , 356 ( भाग ) , 357 ( भाग ) , 
358, 359 ( भाग ) , 360 ( भाग ) , 362 ( भाग ) , 363 , 
364 ( भाग ) , 365 से 372 ( भाग ) , 373 ( भाग ) , 374, 
375 ( भाग ) , 378 ( भाग ) , 379 से 405, 406 ( भाग ) , 
407 से 485, 486 ( भाग ) , 487 से 523, 
524 ( भाग ) , 5.25 ( भाग ) , 5 26 ( भाग ) , 527 ( भाग ) , 
528 से 531, 532 ( गाग ) , 533 से 5599 560 ( भाग ) , 
561 से 567, 568 ( भाग ) , 570 ( भाग ) , 571 ( भाग ) , 
615 ( भाग ) , 616 ( भाग ) , 617 से 630, 631 ( भाग ) , 
632 ( भाग ) , 633 ( भाग ) , 634 ( भाग ) 635 ( भाग ) , 
642 ( भाग ) और 676 ( भाग ) । 


कुल क्षेत्र 


1701 . 363 हैक्टर ( लगभग ) 


ग्राम सिरकी में अजित किए जाने वाले प्लाट सं . 
67 ( भाग ) , 69 से 70, 71 ( भाग ) , 73 ( भाग ), 74 
से 78, 79 ( भाग ) , 80 से 148 , 149 ( भाग ) , 154 
( भाग ), 155 ( भाग ) 156 से 443 । 


या 


4204. 25 एकड़ ( लगभग ) 


[ भाग II -.- खंड 3( ii )] 


मारत का राजपत्र : असाधारण 


37 


होकर जाती है और फिर रेकी ग्राम के 
प्लाट सं . 57, 1 में से जाती है और प्लाट 
सं . 1 में बिन्दु " " पर मिलती है । 
रेखा , रेंकी ग्राम में प्लाट सं . 1 , 2/ 1, 5, 56, 
59, 60, 674, 675, 679, 57 में से होकर जाती 
है और चैनपुर रेंकी और सूबाभंडी ग्रामों के 
विसंगम बिन्दु "ग " पर मिलती है । 


रेखा सुबाभंडी ग्राम में प्लाट सं , 359, 357, 
356, 355 , 354, 345, 350, 348, 346, 317, 
316, 314, 288, 311, 309, 308 में से होकर 
जाती है, तब सुबाभंडी और बरदी बाजार की 
सम्मिलित सीमा के साथ - साथ जाती है और 
बिन्दु " झ " पर मिलती है । 


ग्राम रेंकी में अजित किए जाने वाले प्लाट सं . 
1 ( भाग ) , 2/ 1 ( भाग ) , 5 ( भाग ) , 56 ( भाग ) , 57 
( भाग ) , 59 ( भाग ) , 60 ( भाग ) , 674 ( भाग ) , 675 
( भाग ) और 679 ( भाग ) । 

ग्राम सुवाभंडी में अजित किए जाने वाले प्लाट सं . 
1 से 287, 288 ( भाग ) , 289 से 307, 308 ( भाग ) , 
309 ( भाग ) , 311 ( भाग ) , 314 ( भाग ) , 315, 316 
( भाग ), 317 ( भाग ) , 318 से 344, 345 ( भाग ) , 
346 ( भाग ) , 348 ( भाग ) , 350 ( भाग ) , 354 ( भाग ) , 
355 ( भाग ), 356 ( भाग ) , 357 ( भाग ) और 359 
( भाग ) । 

ग्राम चैनपुर में अर्जित किए जाने वाले प्लाट सं . 
.1 से 12 , 13 ( भाग ) , 14 से 19, 20 ( भाग ) , 21 
से 962, 963 ( भाग ), 964 से 1065 । । 

ग्राम रतीजा में अजित किए जाने वाले प्लाट सं . 
433 ( भाग ) , 564 ( भाग ) , 566 ( भाग ) , 567 ( भाग ) , 
568 ( भाग ) , 570 ( भाग ) , 58 ? ( भाग ) , 
583 ( भाग ) , 584 से 591 , 592 ( भाग ) , 
593 ( भाग ) , 594/ 1 ( भाग ) , 594/ 2, 611, ( भाग ), 
616/ 1 ( भाग ) , 616/ 2, 617 से 620, 621 ( भाग ) , 
832 ( भाग ) और 833 ( भाग ) । 
सीमा वर्णन : 
क - ख रेखा, बिन्द " क " से प्रारम्भ होती है और 

दिपका ग्राम में पलाट सं . 627, 628, 630 , 
6 34. 6 39, 641 , 642 में होकर जाती है फिर 
झाबर ग्राम में ( प्लाट सं . 281, 275, 274 
में से होकर जाती है और बिन्दु " ख " पर 

मिलती है । 
ख - ग रेखा, झाबर और बेलटोकरी ग्रामों की सम्मि -- 

लित सीमा के साथ - साथ जाती है और बिन्दु 

" ग " पर मिलती है । 
ग - ध रेखा झाबर ग्राम में प्लाट सं . , 180, 179, 

178, 176, 165, 166, 167, 168, 137, 
136, 127, 130, 129, 97, 96 , 95, 39- 40, 
41 और 44/ 1 में , से होकर जाती है और 
झाबर और सिरको ग्रामों की सम्मिलित सीमा 
पर बिन्दु “ घ " पर मिलती है । 
रेखा सिरकी ग्राम में प्लाट सं . 155 , 154, 
149 , 73, 79 , 71 ,67 में से होकर जाती है , 
तब रतीजा ग्राम में प्लाट सं . 561, 566, 
567, 568, 570 में से होकर जाती है और 
प्लाट सं . 570 में बिन्दु र पर मिलती है । 


रेखा मलगांव ग्राम में प्लाट सं . 538,536 , 
537, 544, 533, 545, 546, 547 , 558, 267, 
266 , 259, 258. 257, 256, 254, 252, 250, 
248, 249, 210 , 211, 207, 206, 204, 205, 
161, 164/ 2, 164/ 1 .163, 137, 133, 135 , 
134, 130 में से होकर जाती है और 
मलगांव और आम गांव ग्रामों की सम्मि -- 
लित सीमा पर बिन्दु "अ " पर मिलती है । 


अ - ट 


रेखा, मलगांव और आमगांव की सम्मिलित 
सीमा के माथ - साथ जाती है और बिन्दु " ८ " 
पर मिलती है । 


रेखा , बरेली और मलगांव ग्रामों की सम्मिलित 
सीमा के साथ - साथ जाती है जो कोयला धारक 
क्षेत्र ( अर्जन और विकाम ) अधिनियम , 1957 
की धारा 9 ( 1 ) के अधीन का . आ . 3068 
तार ख 19 . 10 . 1981 द्वारा अधिसूचित 
कुसमंडा ---- 11 ब्लाक को सम्मिलित . सोमा 
भी है और बिन्दु “ठ " पर मिलती है । 
रेखा , ग्राम मिंगलपुर में प्लाट सं . 138 में 
से होकर जाती है फिर झिंगतपुर और बैलटीकरी 
ग्रामों की सम्मिलित सीमा के साथ -साथ जातो 
है जो कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) 
अधिनियम , 1957 की धारा 9 ( 1 ) के अधीन 
का . आ . सं . 3068 तारीख 19 . 10. 81 
द्वारा अधिमूचित कुसमुंडा 11 लाक की 
सम्मिलित सीमा भी है, और बिन्दु "ढ " पर 
मिलती है । 


सु - क 


रेखा रतीजा ग्राम में प्लाट सं . 570, 582, 
583,592, 593,594/ 1, 43 3, 6 11, 6 16/ 1 , 
621, 832, 833 में से होकर जाती है, तब 
चैनपुर ग्राम में प्लाट सं . 13, 20, 963 से 


रेखा, प्लाट सं . 557, 558, 559 और ला 
सं . 560 ,571, 570 की पूर्वी सीमा के साथ 
साथ बेलट करी ग्राम में से प्लाट सं . 56 
की पूर्वी सीमा के साथ जाती है और फि 
प्लाट सं . 568, 532, 527 , 526, 525, 52 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART 11 - Sec. 3( )] 


. 


US 


486 ,615 ,616 ,631,632, 633, 642 , 634 , 
635 ,676 ,406 , 378 , 373, 375, 356 , 357 , 
353, 359, 360, 364, 362, 339, 324, 335, 
में से होकर जाती है और फिर दिपका ग्राम 

ET 653, 629, 628 , 627 # 
गुजरकर कर आरम्भिक बिन्दु " क " पर मिलसी 


( . 43019/ 24/847 ] 
एस . नारायण , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF STEEL , MINES & COAL 

(Departrent of Coal) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 16th March , 1985 
S.O . 194 (E ). Whereas by the notification of the 
Government of India in the Ministry of Energy , 
Department of Coal, S.O . No. 1565 , dated the 1st 
March , 1983 under sub -section ( 1 ) of 
section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and 
Development) Act, 1957 ( 20 of 1957) and published 
in the Gazette of India in Part - II, Section 3 , Sub 
section (ii) dated the 19th March , 1983, the Central 
Government gave notice of its intention to prospect 
for coal in 7743.568 hectares (approximately ) or 
19134 . 743 acres (approximately ) of the lands in 
locality specified in the Schedulc annexed to that 
notification ; 

And whereas the Contral Government is saitsfied 
that coal is obtained in a part of the said land ; 


EXPLANATION : 

It shall not be an objection within the 
meaning of this section for any person to 
say that he himself desires to undertako 
ibiding operations in the land for the pro 
duction of coal and that such operation 
should not be undertaken by the Central 

Government or by any other person . 
( 2) Every objection under sub - section (1 ) shall 

be made to the Competent Authority in 
writing and the Competent Authority shall 
give the objeclor an opportunity of being 
heard either in person or by a legal prac 
tioner and shall, after hearing all such ob 
jections and alter making such further en 
quiry , if any, as he thinks necessary , either 
makes a report in respect of the land which 
has been notificd under sub -section ( 1 ) of 
Section 7 or of rights in or over such land , 
or make different reports in respect of diffe 
sent parcels of such land or of rights in 

or over such land , to the Centro , Goverg 
· ment, contaiging his recommendations on 

the objections , together with the record of 
the proceedings held by him for the decision 

of that Government. 
( 3 ) For the purpose of this section, a person 

shall be deemed to be interested in land 
who would be entitled to claim an interest 
in compensation if the land or any rights in 
or over such land were acquired under this 

Act," 
Note3 : The Coal Controller. 1, Council House 

Street , Calcutta has been appointed by 
the Central Government as the Competent 
Authority under the Act. 


SCHEDULE 
KUSMUNDA - III BLOCK 

KORBA COALFIELDS 
DISTRICT BILASPUR (MADHYA PRADESH ) 
All Rights 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


AL 


Villago 


Sl. 
No . 


Pat- Kho- Tahsil Dis 
wart wat 

trict 
Cir Num 
clo bur 
Num . 


Area 
in hoc 
tatos 


Re 
marks 


ber 


- 


- 


- 


1. Dipka 


49 


7 . 458 Part 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred 
by sub - section ( 1 ) of section 7 of the said Act, the 
Central Government hereby gives notice of its in 
tention to acquire the lands incasuring 1701. 363 
hectares (approximately ) or 4204 . 25 acres (approxima 
tely ) in all Rights as described in the Schedule ap 
pended hereto . 
Notel: The plans bearing No. C - 1 ( E )|II|DR |288 

0784 dated 11th July , 1984 of the area 
covered by this notification may be inspect 
ed in the Ortice of the Collector , Bilaspur 
(Madhya Pradesh ) or in the Office of the 
Coal Controller, 1 . Council House Street, 
Calcutta or in the Office of the Western 
Coalfields Limited (Revenue Section ), Coal 
Estate , Civil Lines, Nagpur-440001 (Maba 

Tashtra ). 
Note - - 2 ; Attention is hereby invited to the provi 

sion of Section 8 of the aforesaid Act , 

which provide as follows : 
OBJECTIONS TO ACQUISITION : 
“ 8 (1 ) - - Any person interested in any land in 

respect of wlich a notification under Sec 
tion 7 has been issued my within thirty 
days of the issue of the notification , object 
to the acquisition of the whole or any part 
of the land or of any rights in or over such 
land . 


3 Kat- Bilas - 

ghora - pur 


- 


49 


37 


th 


: 


2 . Jhabar 
3 . Malgaon 
4 . Jhingatpur 
3 . Beltikri 
6 . Sirki 
7 . Ronki 
8 . Suwabhandi 
9 . Chunpur 
10 . Ratija 


64 37 
157 148 
1 6 935 
194 391 
375 678 

* 6 . 971 
164 040 
535 5 6 
48 . 844 


1 


- 


2 


Total Aroa : 


1701 . 363 

hoctaros 
(approxiniatoly) 

OR 
4 : 04 .25 

acros 
(approximately ) 


: HTETTU 


[MMT II- - 13(ii) ] 

T7, 4 $ T ER 
= = - - 
PLOT numbers to be acquired in village Dipka : 

627 (Part ), 628 (Part), 629 ( Part), 630 (Part), 
634 (Part) , 635 to 638 , 639 (Part), 640 , 
641 (Part ) , 642 (Part ), 644 to 652 and 
653 (Part). 


Plot numbers to be acquired in village Chainpur ; 

1 to 12 , 13 (Part ), 14 to 19 , 20 (Part), 

21 to 962 , 963 (Part ), 964 to 1065 . 
Plot numbers to be acquired in village Ratija : 

433 (Part), 564 (Part), 566 (Part), 567 ( Part), 
568 ( Part), 570 (Part), 582 (Part), 583 (Part), 
584 to 591, 592 (Part), 593 (Part ), 59411 
( Part), 59412 , 611 (Part ), 61601 (Part), 
616 /2, 617 to 620 , 621 Part ), 832 (Par 
and 833 (Part ). 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - - - 


Plot numbers to be acquired in village Jhabar ; 

39 - 40 ( Part), 41 (Part), 42 , 43 , 4411 
(Part), 4412 , 4413 , 45 to 94 , 95 (Part ), 96 
(Part), 97 (Part), 127 (Part), 129 (Part), 
130 (Part ) , 131 to 135 , 136 (Part), 137 
( Part), 138 to 164 , 165 (Part ), 166 (Part), 
167 ( Part), 168 (Part), 176 (Part), 178 
(Part ), 179 (Part), 180 ( Part ) , 274 (Part ), 

275 (Part ) and 281 (Part ). 
Plot numbery to be acquired in village Malgaon : 

1 to 129 , 130 (Part ), 131, 132, 133 (Part), 
134 (Part), 135 (Part), 137 ( Part ), 138 to 
160 , 161 ( Part), 162 , 163 ( Part), 1641 
( Part) 16412 (Part), 204 (Part ), 205 (Part), 
206 (Part ), 207 (Part ) , 210 (Part), 211 
(Part ), 212 to 247 , 248 (Part), 249 (Part ), 
250 (Part), 252 (Part ), 253, 254 Part) , 
256 (Part), 257 (Part ) , 258 (Part), 259 
( Part ), 266 ( Part), 267 (Part), 268 to 
$ 32 , 533 ( Part), 534 , 535 , 536 (Part), 
537 ( Part ), 538 ( Part ), 544 ( Part ) , 545 
(Part) , 546 (Part), 547 (Part) and 558 

(Part). 
Plot numbers to be acquired in village Jhingatpur : 

1 to 137, 138 (Part), 139 to 211 , 
Plot numbers to be acquired in village Beltikri : 

1 to 323 , 324 ( Part ), 325 to 334 , 335 
(Part ), 339 ( Part ), 353 (Part), 356 Part), 
357 (Part), 358, 359 (Part ), 360 (Part ) , 
362 (Part ), 363 , 364 (Part), 365 to 372, 
373 (Pari), 374 , 375 ( Part ), 378 ( Part), 
379 to 405, 406 (Part), 407 to 485 , 486 
(Part ), 487 to 523 , 524 ( Part ) , 525 ( Part ), 
$ 26 (Part), 527 (Part ), 528 to 531, 532 
(Part), 533 to 559 , 560 ( Part), 561 to 
567, 568 (Part), 570 (Part ), 571 ( Part ) , 
615 (Part), 616 (Part ) , 617 to 630, 631 
(Part), 632 (Part ). 633 ( Part ), 634 ( Part ), 

635 (Part ), 642 (Part) and 676 (Part ). 
Plot numbers to be acquired in village Sirki : 

67 (Part), 69, 70, 71 (Part ) , 73 (Part), 74 
to 78 , 79 (Part), 80 to 148 , 149 Part), 

154 (Part ), 155 (Part ), 156 to 443 . 
Plot numbers to be acquired in village Renki : 

1 (Part), 2 | 1 (Part), 5 (Part ), 56 ( Part), 
57 (Part ), 59 (Part), 60 (Part), 674 Part ), 

675 (Part) and 679 (Part). 
Plot numbers to be acquired in village Suwabhandi: 

1 to 287 , 288 (Part), 289 to 307 , 308 (Part), 
309 (Part), 311 ( Part), 314 ( Part ), 315 , 316 
(Part ), 317 (Part) 318 to 344 , 345 (Part), 
346 (Part), 348 (Part), 350 (Part), 354 
(Part), 355 (Part), 356 (Part), 357 (Part) 

and 359 (Part). 
1713 GI/84 - 2 


BOUNDARY DESCRIPTION : 
A -- B Line starts from point A and passes 

through village Dipka in plot numbers 627 , 
628 , 630 , 634 639 , 641 , 642 , then pro 
ceeds through village Jhabar in plot num 
bers81 275 , 277 and meets at point 

B , 
B - Line passes along the common boundary of 

villages Jhabar and Beltikri and meets at 

point C . 
C - D Line passes through village Jhabar in plot 

numbes 180 , 179 , 178 , 176 , 165 , 166 , 
167, 168 , 137 , 136 , 127, 130 , 
129 , 97 , 96 , 95 , 30 - 40 , 41 and 1411 und 
meets in the coinmon boundary of villages 

Jhabar and Sirki at point D . 
D - E Lino passes through village Sirki in plot 

numbers 155 , 154 , 149 , 73 , 79 , 71, 
67, then proceeds through village Ratija 
in plot munhers 564, 566 , 567 , 568 , 570 
and meets in plot number 570 at point 

E . 
E - F Line passes through yillage Ratija in plot 

numbers 570 , 582 , 583 , 592, 593 , 594 /1 , 
433 , 611 , 6161, 621 , 832 , 833 then pro 
ceeds through village Chainpur in plot 
numbers 13 , 20 , 963, then in plot numbers 
57, 1 of village Renki and meets in plot 

number 1 at point F . 
F / G Line pasess through village Renki in plot 

numbers 1 , 211 , 5 , 56 , 59, 60 , 
674 , 675 , 679 , 57 , and mcets in the trijunc 
tion point of villages Chainpur, Renki and 

Suwabhandi at point C . 
G - H - I Line passes through village Suwabhandi in 

plot numbers 359, 357 , 356 , 355 , 354 , 
345 , 350 , 348. 346 , 317 , 316 , 
314 , 288 , 311 , 309 , 308 , then passesalong 
the common boundary of villages Suwa 
bhandi and Bardibazar and meets at point 


I . 


IJ Line passes through village Malgaon in 

plot numbers 538 , 536 , 537 , 544, 533, 
545 , 546 , 547 , 558 , 267, 266, 
259, 258, 257, 256 , 254 , 252 , 
250 , 248, 249 , 210 , 211, 207 , 
206 , 204 , 205 , 161, 164/2 , 
164 /1, 163 , 137 , 133, 135 , 143, 130 , 
and meots on the common boundary of 
villages Malgaon and Amgaon at point 
T . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II -- Sec . 3 ( ii )] 


J- - K Line passes along the common boundary of 

villages Malgaon and Amgaon and meets 
at point K . 


K - L Line passes along the common boundary of 

villages Bareli and Malgaon which is also 
the common boundary of Kusmunda - II 
Block notified under Section 9 ( 1) of the 
Coal Bearing Areas (Acquisition and Deve 
lopment) Act , 1937 vide S . O . 3068 dated 
19 - 10 -1981 and meets at point L . 


1957 vide S . O , No . 3068 dated 19 - 10- 1981 

and meets at point N . 
N - A Line passes through village Beltikri along 

the eastern boundary of plot numbers 557, 
558 , 559 and in plot numbers 560 , 571, 
570 , along the eastern boundary of plot 
number 567, then in plot numbers 568, 532, 
527 , 526 , 525 , 524 , 486 , 615 , 
616 , 631, 632 , 633 , 642 , 634 , 
635 , 676 , 406 , 378 , 373, 375 , 
356 , 357 , 353 , 359 , 360 , 364, 
362 , 339 , 324 , 335 and then pro 
ceeds through village Dipka in plot num 
bers 653 , 629 , 628 , 627 and meets at the 
starting point A . 

[No. 43019|24|84 -CA ] 
S. NARAYAN , Jt. Secy . 


L - M - N Line passes through village Jhingatpur in 

plot number 138 , then proceeds along the 
common boundary of villages Jhingatpur 
and Beltikri, which is also the common 
boundary of Kusmunda - II Block notified 
under Section 9 (1) of the Coal Bearing 
Areas (Acquisition and Development ) Act, 


PROTED BY THE MANAGER , GOVT. OF INDIA PRESS , RING ROAD , NEW DELHI- 110064 

ANY PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DEL101- 110054 , 1985 


